530 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 21 , 2004 ( BHDR. 30 , 1926 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 13 सितम्बर, 2004 
क्रमांक 1734- ज- 2-2004/15897. - श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव खामपुरा , तहसील नारनौल, 
जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
751 -ज - 1-1974/ 26655 , दिनांक 8-8-1974 द्वारा 150/-रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज- 1-79/44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944-ज -2-93 /15918, 
दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000/-रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 -ज -2-2002/ 460, दिनांक 12-6-2002 द्वारा 
5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरुस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री लक्ष्मीनारायण की दिनांक 13-6-2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व . लक्ष्मीनारायण की पत्नी श्रीमति उमरावती देवी के नाम रबी 2003 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर 
से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


नरेश कुमारी , 
उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा) . 

आदेश 

दिनांक 2 सितम्बर , 2004 
संख्या नं0892. - भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार लोक 
निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, विभाग अधिसूचना संख्या 890, दिनांक 21 जुलाई, 2004 में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव डंडोता से बाउपर सड़क क्रोसिंग ओवर एच० एल० ब्रिज आन घग्घर रिवर के लिये अपेक्षित की गई है । 

इसलिए, अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, राजस्व अधिकारी, कैथल को निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना के साथ 
प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के आदेश लें । 

हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार 


( हस्ता.). . ., 


अधीक्षक अभियन्ता , 

वृत जीन्द, लो ० नि ० वि ० ( भ ० व मा ० शाखा), जीन्द । 
P.W.D. ( BUILDING AND ROADS BRANCH ) 

Order 

The 2nd September, 2004 
No. 892. - Whereas, the land described in the Haryana Government, PWD B & R Deptt ., notification No. 890 . 
dated 21st July, 2004 , issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed by the 
Government; at public expense, for a public purpose, namely from Dhandota to Baopur passing over H.L. Bridge on 
Ghaggar River in Kaithal District. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , the Governor 
of Haryana, hereby directs District Revenue Officer, Kaithal to take order for the acquisition of the land described in the 
specifications appended to the declaration published with the above said notification . 


. 


. 


By Order of Governor of Haryana . 


{ Sd.)..., 
Superintending Engineer, 
Jind Circle , PWD (B & R Branch ) Jind . 


37985 - C.S.-- H.G.P., Chd . 


